निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


प ON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


( सं o पटना 42) पटना , 


22 पौष 1938 ( श ० ) 
वृहस्पतिवार , 12 जनवरी 2017 


सं 0 2 / नि 0 था0-11-08 / 2014 - सा 0 प्र0-15927 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

29 नवम्बर 2016 
श्री अभिराम त्रिवेदी (बि 0 प्र 0 से0 ), कोटि क्रमांक -964 / 11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर 
के विरूद्ध आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक की सम्पति अर्जित करने के आधार पर आर्थिक अपराध ईकाई -1, बिहार , 
पटना द्वारा आर्थिक अपराध थाना कांड सं0-25 / 14 दिनांक 29.04.14 दर्ज किया गया । उक्त थाना कांड 
अनुसंधानान्तर्गत रहने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9479 दिनांक 11.07.2014 द्वारा बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -9 (1) ( क ) एवं (ग) के प्रावधानों के तहत श्री 
त्रिवेदी को आदेश निर्गत होने की तिथि से निलंबित किया गया । 

2. सी 0 डब्लू0 जे0 सी 0 सं0-7549 / 2015 अभिराम त्रिवेदी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च 
न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार 
के निर्णयानुसार श्री त्रिवेदी को आदेश निर्गत होने की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

3. पदस्थापन की प्रत्याशा में श्री त्रिवेदी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना में योगदान दिया 
जायेगा । 

4. निलंबन अवधि एवं निलंबन अवधि के वेतानादि के संबंध में प्रासंगिक मामले से संदर्भित विभागीय 
कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल 

कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 42-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


